निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 53 ) 


13 फाल्गुन 1930 ( NO ) 
पटना , बुधवार, 4 मार्च 2009 


पटना : 


सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 


अधिसूचना 

2 मार्च 2009 
सं० प्रेस - 312 / 08 - 13सू0ज0स0वि0 — बिहार पत्र - प्रतिनिधि मान्यता नियमावली- 08 के कंडिका 3 एवं 4 में 
निहित प्रावधान के आलोक में राज्य प्रेस प्रमाणीकरण समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 
1. निदेशक , सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 

अध्यक्ष 
2. सम्पादक , हिन्दुस्तान, पटना 

सदस्य 
3. सम्पादक, दैनिक जागरण , पटना 

सदस्य 
4. सम्पादक, आज, पटना 

सदस्य 
सम्पादक , प्रभात खबर, पटना 

सदस्य 
6. सम्पादक , राष्ट्रीय सहारा, पटना 

सदस्य 
7 . सम्पादक, टाइम्स ऑफ इंडिया , पटना 

सदस्य 
8. सम्पादक, हिन्दुस्तान टाइम्स , पटना 

सदस्य 
9. सम्पादक , कौमी तंजीम, पटना 

सदस्य 
10. सम्पादक , पिन्डार, पटना 

सदस्य 
11. सम्पादक , फारूकी तंजीम, पटना 

सदस्य 
12. सम्पादक , संगम, पटना 

सदस्य 
13. श्री ब्रजेश, संवाददाता, प्रातःकमल , मुजफ्फरपुर 

सदस्य 
14. श्री चंदन झा , ब्यूरो प्रमुख, सहारा समय, पटना 

सदस्य 
15. श्री प्रवीण बागी, ब्यूरो प्रमुख, ई - टी0वी0, पटना 

सदस्य 
16. श्री श्रीकांत प्रत्यूष , ब्यूरो प्रमुख, जी0टी0वी0, पटना 

सदस्य 
17. श्रीमती रजनी शंकर, संवाददाता, यू०एन०आई० , पटना 

सदस्य 
18. श्री गंगा प्रसाद, ब्यूरो प्रमुख, जनसत्ता, पटना 

सदस्य 
19. श्री के0के0लाल, संवाददाता, आकाशवाणी, पटना 

सदस्य 
20. श्रमजीवी पत्रकार संघ के एक प्रतिनिधि ( यदि बिहार के वासी हो ) सदस्य 

21. भारतीय प्रेस परिषद के एक प्रतिनिधि ( यदि बिहार के वासी हो ) सदस्य 
2. संयुक्त निदेशक (प्रेस) सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग , बिहार, पटना समिति के संयोजक होंगे । 
3. उक्त समिति की अवधि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए होगी । 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 4 मार्च 2009 


4. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कोई दैनिक भत्ता / यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 
5. इस अधिसूचना के निर्गत होते ही पूर्व में गठित प्रेस प्रमाणीकरण समिति स्वतः अवक्रमित हो जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

ह० / अस्पष्ट , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 53-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 


